निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 282 ) 


4 आषाढ 1934 ( श० ) 
पटना , सोमवार , 25 जून 2012 


वित्त विभाग 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


अधिसूचनाएं 


22 जून 2012 
सं० को०प्र० / स्था०- 12/ 2010 - 6618 -वि0 श्री संजय कुमार ||, बिहार लेखा सेवा सहायक 
कोषागार पदाधिकारी , सचिवालय कोषागार , सिंचाई भवन , पटना को अगले आदेश तक सहायक कोषागार 
पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० को०प्र० / स्था० - 12/ 2010- 6619 -वि0 श्री सत्य प्रकाश नारायण , बिहार लेखा सेवा सहायक 
कोषागार पदाधिकारी , रोहतास ( सासाराम ) को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, 
सचिवालय कोषागार , सिंचाई भवन , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० को०प्र०/ स्था० - 12 / 2010 -6620 -वि0 - श्री अमरेश कुमार , बिहार लेखा सेवा अवकाश रक्षित 
पद , वित्त विभाग , बिहार , पटना, जो राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान , फरीदाबाद में दो वर्षीय प्रशिक्षण 
प्राप्त कर लौटे हैं , को अगले आदेश तक लेखा पदाधिकारी , वित्त विभाग , बिहार , पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं० को०प्र० / स्था० - 12 / 2010- 6621-वि0 - श्री महंथ स्वरूप , बिहार लेखा सेवा अवकाश रक्षित 
पद , वित्त विभाग, बिहार , पटना, जो राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान , फरीदाबाद में दो वर्षीय प्रशिक्षण 


बिहार गजट ( असाधारण ), 25 जून 2012 


प्राप्त कर लौटे हैं , को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, रोहतास ( सासाराम ) के पद पर 


पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


मिहिर कुमार सिंह , 

सचिव (व्यय )। 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 282 -571 +10-डी0टी0पी0 | 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


